रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.- 33004/99 


PAN 


॥ 


MERA 


YES 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 – Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 3 , 2019 / पौष 13 , 1940 
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2019/PAUSHA 13 , 1940 


सं . 32 ] 
No. 32 ] 


रेल मंत्रालय 
(रेलवे बोर्ड ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 3 जनवरी, 2019 


का . आ . 36 ( अ). — केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम , 1989 (1989 का 24 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3 , 
उपखंड (ii), तारीख 03 जनवरी, 2018 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड ) की अधिसूचना संख्यांक 
का . आ . 39( अ ), तारीख 1 जनवरी , 2018 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को , राजस्थान 
राज्य के सिरोही जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन , अनुरक्षण, प्रबंध 
और प्रचालन के लिए अर्जित करने के अपने प्रयोजन के लिए घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसचना का सार, उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4 ) के अधीन दैनिक स्थानीय 
समाचार पत्रों, अर्थात् , " राजस्थान पत्रिका " और " दैनिक भास्कर तारीख 10 जनवरी, 2018 में प्रकाशित किया गया था ; 

और दस आक्षेप प्राप्त हुए थे और उन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया तथा सभी आक्षेपों का 
नियमानुसार निस्तारण किया गया ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट सौप दी है; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 

क्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी ; 


। गया; 


और यह कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त 
होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी । 


45 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (ii) ] 


अनुसूची 
राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् , वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली 
भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण 
जिले का नाम : सिरोही 
तहसील का नाम : पिण्डवाड़ा 


भूमि धारक का नाम 


क्षेत्रफल 
हैक्टयर में 


संख्या । 


क्रम | ग्राम का 

नाम 
( 1 ) ( 2 ) 
( 1 ) बनास 


। सर्वेक्षण । 

संख्या 
( 3 ) 


भूमि का । भूमि की । 
प्रकार प्रकृति । 

( 5 ) 


( 6 ) 


( 7 ) 


सें .मु . 


ग्राम पंचायत - आबादी 


40 


सरकारी 


0 .0632 


आबादी 


207 / 26 


निजी 


बारानी IV 


0. 1036 


___ 25 

24 


सरकारी 
सरकारी 


। गैं.मु . रास्ता । 
गै.मु. मगरी 
आद्योगिक 
प्रजोनार्थ 


0.0265 
0.0253 


264/ 23 


निजी 


0. 4131 


215 / 23 


निजी 


वाणिज्यिक 


| 


0 .0234 


213/ 23 


निजी 


वाणिज्यिक 
होटल 


0. 1012 


231/ 18 


निजी 


वाणिज्यिक 


0 .0126 


18/ 2 


निजी 


बारानी IV 


0 . 1391 


18 / 4 


निजी 


बारानी IV 


0 . 1518 


20 / 2 


निजी 


बारानी IV | 


0 .0487 


20 / 1 


निजी 


बारानी IVI 


गजेन्द्रसिंह, धीरेन्द्रसिंह देवड़ा जाति राजपुत सा . देह 
खातेदार 
रहन – सम्पूर्ण खाता MGB शाखा भावरी के पक्ष में 
रहन । 
राजस्थान सरकार 
राजस्थान सरकार 
पवनदेवी पत्नी भीमाराम कौम मेधवाल सा . आदर्श डूंगरी 
पट्टेदार 
चन्दनसिंह पुत्र गोपसिंह देवड़ा कौम राजपूत सा . जे. के . 
पुरम खातेदार 
चन्दनराज पैलेस होटल प्राइवेट लिमिटेड 
पंजिकृत कार्यालय 118 इण्डस्ट्रीयल स्टेट, वीरा देसाई 
रोड़ अंधेरी वेस्ट मुंबई 400053 पट्टेदार । 
सायरसिंह वल्द बजरंगसिंह कौम राजपूत पट्टेदार 
लक्ष्मी सिमेंट ( जे.के. कार्प , लिमिटेड़) कंपनी जे. के. पुरम 
खातेदार 
लक्ष्मी सिमेंट ( जे.के .कार्प. लिमिटेड़ ) कंपनी जे. के. पुरम 
खातेदार 
ब्रह्माराम, समाराम पि. चोपाराम कौम कलबी 
जे. के. लक्ष्मी सीमेन्ट लिमिटेड़, जे. के . पुरम जरिये 
प्रतिनिधि चीफ एक्जीकेटीव श्री गणपतसिंह पुत्र संग्राम 
सिंह जाति राजपूत सा. जे, के, पुरम ( बसन्तगढ़ ) 
खातेदार 
मैसर्स जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड़ जे. के. पुरम बनास 
मुला, वगता पि. रुपा, रमेश वल्द मेगा हि . 1 / 2 
| जुआरिंग , सांकलाराम पि . खुशालिंग हि 1 / 2 कौम 

पुरोहित सा . डुंगरी गैर खातेदार 
मैसर्स जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड जे. के. पुरम बनास 
जुआरिंग पुत्र खुशालिंग कौम पुरोहित सा. डुंगरी 
खातेदार 
सांकलाराम पुत्र खुशालिंग कौम पुरोहित सा . डुंगरी 
खातेदार 
सांकलाराम पुत्र खुशालिंग कौम पुरोहित सा . डुंगरी 
खातेदार 
जुआरिंग पुत्र खुशालिंग कौम पुरोहित सा . डुंगरी 
खातेदार 
जवाराम, हिमाराम पि. मुला, लासी, ध.प. स्व . मुला, 
कमलेश, इन्दरकुमार पि. किरणलाल, गीता ध.प. स्व 
किरणलाल, बाबूलाल, गुलाबराम, प्रेमाराम पि. वगता, 
बेबी, गोटा पुत्री वगता, रमेश वल्द मेघा कौम पुरोहित 
सा . डुंगरी 
रहन : - रमेश वल्द मेघा 1 / 3 हिस्सा व बाबूलाल , 


0. 2042 


21 


निजी 


बारानी IV | 0 .0447 


241 / 99 


निजी 


बारानी IV 


0.0648 


243 / 88 


निजी 


बारानी । । 0 . 0606 


270/ 88 


निजी 


चाही 1 


0 .2350 


269 / 88 


निजी 


चाही 1 


0 .0155 


271/ 88 


निजी 


चाही 1 


0.0560 


268 /88 


निजी 


चाही 1 


0 .1385 


95 


| 


निजी 


चाही 1 


0. 1012 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


96 


निजी 


चाही 1 । 


0 . 1012 


गुलाबराम, प्रेमाराम पि . वगता, बेबी , गोटा पुत्री वगता 
का हिस्सा सि . स. भू.वि. बैक पिण्डवाड़ा में रहन । 
जवाराम, हिमाराम पि . मुला, लासी, ध.प. स्व. मुला, 
कमलेश, इन्दरकुमार पि. किरणलाल, गीता ध.प. स्व 
किरणलाल, बाबूलाल, गुलाबराम, प्रेमाराम पि . वगता, 
बेबी, गोटा पुत्री वगता, रमेश वल्द मेघा कौम पुरोहित 
सा . डुंगरी 
रहन : - रमेश वल्द मेघा 1 / 3 हिस्सा व बाबूलाल , 
गुलाबराम, प्रेमाराम पि . वगता, बेबी, गोटा पुत्री वगता 
का हिस्सा सि . स. भू.वि. बैक पिण्डवाड़ा में रहन । 
जवाराम, हिमाराम पि. मुला, लासी, ध.प. स्व . मुला, 
कमलेश, इन्दरकुमार पि . किरणलाल, गीता ध.प. स्व 
किरणलाल, बाबूलाल, गुलाबराम, प्रेमाराम पि. वगता, 
बेबी , गोटा पुत्री वगता, रमेश वल्द मेघा कौम पुरोहित 
सा . डूंगरीरहन : - रमेश वल्द मेघा 1 / 3 हिस्सा व 
बाबूलाल, गुलाबराम, प्रेमाराम पि . वगता, बेबी, गोटा पुत्री 
वगता का हिस्सा सि . स. भू.वि . बैक पिण्डवाड़ा में रहन । 
जवाराम, हिमाराम पि . मुला, लासी, ध.प. स्व . मुला, 
कमलेश, इन्दरकुमार पि . किरणलाल, गीता ध. प. स्व 
किरणलाल, बाबूलाल , गुलाबराम, प्रेमाराम पि . वगता, 
बेबी, गोटा पुत्री वगता, रमेश वल्द मेघा कौम पुरोहित 
सा . डुंगरी 
रहन : - रमेश वल्द मेघा 1 / 3 हिस्सा व बाबूलाल , 
गुलाबराम, प्रेमाराम पि . वगता, बेबी, गोटा पुत्री वगता 
का हिस्सा सि . स. भू.वि. बैक पिण्डवाड़ा में रहन । 


97 


निजी 


चाही 1 


0 . 1012 


94 


निजी 


चाही 1 


0 .0253 


[ फा . सं. 2013 / एलएमएल / II / 12 / 8 / डब्ल्यू सी / 985 ] 

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं - 1 ) 


MINISTRY OF RAILWAYS 

(RAILWAY BOARD ) 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 3rd January, 2019 
S .O . 36 ( E ). — Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway 
Board ), number S .O . 39 (E ), dated the 1st January , 2018 published in the Gazette of India , Extraordinary, Part II, Section 3 , 
Sub - section ( ii), dated 3rd January, 2018 and issued under sub -section (1 ) of section 20A of the Railways Act, 1989 
(24 of 1989 ) (hereinafter referred to as the said Act ), the CentralGovernment declared its intention to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution , maintenance , management and 
operation of the Special Railway Project , namely , Western Dedicated Freight Corridor in the district Sirohi, in the State 
of Rajasthan ; 

And whereas, the substance of the said notification has been published in the daily local newspapers, namely, 
“ Rajasthan Patrika ” , and “ Dainik Bhaskar” dated the 10th January , 2018 under sub - section (4 ) of section 20A of the 
said Act; 

And whereas, ten objections have been received and the same have been considered and all the objections are 
resolved as per rule by the Competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub- section ( 1) of section 20E of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the CentralGovernment; 

Now therefore , upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the 
Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto 
shall vest absolutely in the CentralGovernment free from all encumbrances . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , for the Special Railway Project, namely , Western 
Dedicated Freight Corridor in the district Sirohi, in the State of Rajasthan . 
Name of the District: Sirohi 
Name of the Tehsil: Pindwada 


Serial 
Number 


Name of 
Village 

( 2 ) 


Survey 
Number 


Type of 
Land 


Nature of 

Land 


Area 
in Hectares 


Name of the Land Owner 


( 1) 


( 3) 


(6 ) 


Banas 


(5 ) 
Gair Mumkin 

Abadi 


40 


Govt. 


0 .0632 


Gram Panchyat – Abadi. 


207/26 


Private 


Barani IV 


0. 1036 


Gajendra Singh , Dheerendra Singh caste 
Rajput sa . Deh khatedar 
Mortgage – Hole khata in MGB branch 
Bhawari. 


Govt. 


Gair Mumkin 

rasta 


0 . 0265 


Government of Rajasthan . 


24 


Govt. 


Gair Mumkin 

Magri 


0 .0253 


Government of Rajasthan . 


264 /23 


Private 


Industrial 
Purpose 


0 .4131 


215 /23 


Private 


Commercial 


0 . 0234 


213/23 


Private 


Commercial 

Hotel 


0. 1012 


231/ 18 


Private 


Commercial 


0.0126 


18 /2 


Private 


Barani IV 


0 . 1391 


Pavani Devi w / o Bheemaram caste 
Meghwal sa . Adarsh Dungri pattedar . 
Chandan Singh s/o Gop Singh Devda Caste 
Rajput sa . J.K . Puram Khatedar. 
Chandan Raj Palace Hotel Private Limited 
Reg . Office 118 , industrial State, Veera 
Desai Road , Andheri West, Mumbai 
400053 Pattedar. 
Sayar Singh s/o Bajrang Singh Caste 
Rajput Pattedar . 
Laxmi Cement (J. K . Corp . Limited ) 
Company J . K . Puram Khatedar . 
Laxmi Cement (J. K .Corp . Limited ) 
Company J. K . Puram Khatedar. 
Bramahram , Samaram s/o Choparam caste 
Kalbi. 
J. K . Laxmi Cement Limited , J. K . Puram 
Representative Chief Executive Shri 
Ganpat Singh s/o Sangram Singh Caste 
Rajput sa . J. K . Puram (Basantgadh ) 
Khatedar. 
M /S J. K . LaxmiCement Limited , 
J. K .Puram Banas . 


18 /4 


Private 


Barani IV 


0 . 1518 


20 /2 


Private 


Barani IV 


0 .0487 


20 / 1 


Private 


Barani IV 


0 . 2042 


21 


Private 


Barani IV 


0 . 0447 


241/99 


Private 


Barani IV 


0 .0648 


Mula , Vagta s/o Roopa, Ramesh s /o Mega 
share 1/2, Juaring, Sanklaram s /o 
Khushaling share 1/2 caste Purohit sa . 
Dungari gair khatedar . 


243/88 


Private 


Barani IV 


0 .0606 


270 /88 


Private 


Chahi 1 


0 .2350 


M /S J. K . Laxmi Cement Limited , 
J .K .Puram Banas. 
Juaring s/o Khushaling caste Purohit sa . 
Dungari khatedar . 
Sanklaram s/o Khushaling caste Purohit sa . 
Dungari khatedar. 
Sanklaram s/o Khushaling caste Purohit sa . 
Dungari khatedar. 


269/ 88 


Private 


Chahi 1 


0 .0155 


271/88 


Private 


Chahi 1 


0 .0560 


268/88 


Private 


Chahi 1 


0 . 1385 


Juaring s/ o Khushaling caste Purohit sa . 
Dungari khatedar. 


[ TT II - QUE 3 ( ii) 1 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


95 


Private 


Chahi 1 


0 . 1012 


Javaram , Himaram s/o Mula , Laasi w / o late 
Mula, Kamlesh , Indrakumar s /o Kiran Lal, 
Geeta w /o Late Kiran Lal, Babulal, 
Gulabram , Premaram s /o Vagta , Baby, 
Gota d /o Vagta, Ramesh s/o Megha caste 
purohit sa. Dungari. 
Mortgage – Ramesh s/o Megha 1 /3 Share 
& Babulal, Gulabram , Premaram s/o 
Vagta , Baby, Gota d /o Vagta share 
mortgage in SSBV bank Pindwada . 


[F . No. 2013 /LML/ II/ 12 /8 /WC /985 ] 


ACHAL JAIN , Executive Director (Land and Amenities - 1) 


Uploaded by Die e 


r noe 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
MANOJ 

MANOJKUMAR VERMA 
KUMAR VERMA DE 

Date : 2019.01.03 
21:20 :20 + 05 30 


r enkelt interested 


my 


